Galil 


. . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 129 


19 माघ, 1938 ( श०) 
राँची , बुधवार , 

8 फरवरी, 2017 ( ई० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 

( भू- अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ) 


संकल्प 
30 जनवरी , 2017 


विषय : 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत निदेशक, भू - अभिलेख एवं 
परिमाप के नियंत्रणाधीन विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों में उजरत दर पर 
कार्यरत उजरत भोगी कर्मियों को दैनिक पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में । 


संख्या -1/(निदे. अभि .) क्षे. स्था .-16/ 2013- 16 / 2013- 64/ Ni. ra.--- राजस्व , निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत निदेशक , भू- अभिलेख एवं परिमाप के नियंत्रणाधीन विभिन्न 
बन्दोबस्त कार्यालयो के माध्यम से भू- सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के अन्तर्गत अधिकार का 
अभिलेख तैयार करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों में उजरत भोगी कर्मियों को रखा जाता रहा है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 फरवरी, 2017 
राज्य में अविभाजित बिहार राज्य के समय से ही 6 ( छः ) बन्दोबस्त कार्यालयो यथा 
राँची, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं पलामू में सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य चल 
रहा है । वर्तमान में विभाग द्वारा वर्ष 2014 में उजरत दर को संशोधित किया गया था , जो 
वर्तमान में लागू है । 
2. वर्ष 2014 से अबतक बाजार मूल्य सूचकांक में वृद्धि के साथ- साथ जीवन यापन खर्च में 
भी वृद्धि हुई है, जिसके आलोक में श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भी राज्य के 
अन्य तकनीकि / गैर तकनीकि दैनिक भोगी कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है । अतः 
उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उजरत दर पर कार्यरत कर्मियों के उजरत दर में संशोधन आवश्यक हो 
गया है । 
3. सरकार स्तर पर विचारोपरान्त संलग्न सूची यथा अनुलग्नक -1 के अनुसार विभिन्न 
बंदोबस्त कार्यालयों में भू- सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों के अन्तर्गत " अधिकार का अभिलेख " 
तैयार करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों में लगे उजरत भोगी कर्मियों को कुशल कर्मी होने के 
परिप्रेक्ष्य में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा कुशल कर्मियों के लिए 
निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के पृष्ठभूमि में रू0 310/-( तीन सौ दस रुपये) मात्र दर संशोधित 
किया जाता है । संशोधित नये दर पर पारिश्रमिक का भुगतान पूर्व से निर्धारित कार्य के 
अनुपात में किया जायेगा ( अनु०-1 कॉलम-4)। साथ ही इस पर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण 
विभाग, झारखण्ड के द्वारा समय- समय पर निर्धारित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी 
अनुमान्य होगा, जो संकल्प निर्गत की तिथि से देय होगा | 
4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 

सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 8 फरवरी , 2017 

अनुलग्नक -1 
तुलनात्मक विवरणी 


(1) भाग- क क्षेत्रीय कार्य ( Field work ) (उजरत दर के अमीनों द्वारा ) 

वर्तमान दर/निर्धारित कार्य संशोधित दर /निर्धारित कार्य 


क्र . | कार्य का प्रकार 


1 किस्तवार 


250. 00 रू०/प्रति 100 प्लॉट 


| 310.00 रू०/ प्रति 100 प्लॉट 


खानापुरी 


250. 00 रू०/ प्रति 200 प्लॉट । 


| 310. 00 रू०/प्रति 200 प्लॉट 


250 . 00 रू०/ प्रति 50 प्लॉट 


3 | बड़े पैमाने पर किस्तवार (32 " =1 मील या 

समतुल्य मिट्रिक पैमाने पर ) 


| 310. 00 रू०/प्रति 50 प्लॉट 


सर्वेक्षण 


250. 00 रू०/ प्रति 200 प्लॉट 


310 . 00 रू०/ प्रति 200 प्लॉट 


( बलुआही या पहाड़ी क्षेत्र की बड़ी -बड़ी भूखण्डों 
वाली जमीन ) 


(2 ) भाग- ख सर्वेक्षण अभिलेखों की प्रतिलिपि (उजरत दर के अमीनों द्वारा ) 


तेरीज की प्रतिलिपि करना 


250. 00 रू०/ प्रति 100 खाता 


| 310 . 00 रू०/ प्रति 100 खाता 


2 प्लॉट इन्डेक्स 


250. 00 रू०/प्रति 200 प्लॉट । 


| 310. 00 रू०/ प्रति 100 प्लॉट 


__ (3) भाग - ग खानापुरी रिसेस कार्य (उजरत दर के अमीनों द्वारा ) 


250.00 रू0/ प्रति 600 प्लॉट 


310.00 रू०/प्रति 600 प्लॉट 


क्षेत्रफल निकासी ( प्रथम एवं द्वितीय रकवा 
सहित ) 


| मीन रकवा 


250 . 00 रू०/प्रति 2000 प्लॉट 


310. 00 रू०/प्रति 2000 प्लॉट 


3 


| 


बदर 


250. 00 रू०/ प्रति 1000 प्लॉट 


310 .00 रू०/ प्रति 1000 प्लॉट 


| क्षेत्रफल योग करना (प्रथम एवं द्वितीय 
योग ) 


| 250 . 00 रू०/प्रति 4000 प्लॉट 


310.00 रू०/प्रति 4000 प्लॉट 


| 5 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 फरवरी, 2017 
| रदीफ, तरतीब, खेसरा एवं खतियान में रकवा 250 . 00 रू०/ प्रति 300 प्लॉट 310 .00 रू०/प्रति 300 प्लॉट 
दर्ज करना 


6 


तेरीज लिखना 


250 . 00 रू०/ प्रति 200 खाता 


310. 00 रू०/प्रति 200 खाता 


( 4 ) भाग - घ सफाई कार्य - ( उजरत दर के सफाई मोहर्रिरों द्वारा ) 


सफाई समाहरणालय 


250.00 रू०/प्रति 200 प्लॉट 


| 310 .00 रू०/ प्रति 200 प्लॉट 


| सफाई, मालकी, रैयती या कोई अतिरिक्त 
प्रतिलिपि 


250 . 00 रू० / प्रति 200 प्लॉट 


310 .00 रू०/ प्रति 200 प्लॉट 


प्लॉट इन्डेक्स की तैयार करना 


250 . 00 रू०/प्रति 2000 प्लॉट 


| 310. 00 रू० /प्रति 2000 प्लॉट 


प्लॉट इन्डेक्स की प्रतिलिपि तैयार करना 


| 250 . 00 रू०/प्रति 2000 प्लॉट 


310 .00 रू०/प्रति 2000 प्लॉट 


| 5 


| तेरीज की तैयारी करना 


250. 00 रू०/ प्रति 100 प्लॉट 


310 .00 रू०/ प्रति 100 प्लॉट 


| 6 


गोस्वारा की तैयारी करना 


250. 00 रू०/प्रति 100 इंदराज 


| 310.00 रू०/प्रति 100 इंदराज 


ह०/ 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 129 -- 50 


